रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतराजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
: EXTRAORDINARY 
. भाग II - खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II— Section 3– Sub - scction (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 512 ] 

नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 10 , 2010 / भाद्र 19 , 1932 
No. 5121 

NEW DELHI, FRIDAY , SEPTEMBER 10, 2010 /BHADRA 19 , 1932 . 

वित्त मंत्रालय . 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
- नई दिल्ली , 10 सितम्बर , 2010 

सं. 92 / 2010 - सीमा - शुल्क 
सा. का .नि . 749( अ). - सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है , एतद्द्वारा निदेश देती है कि नीचे की 
सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय/ राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में 
उनके सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित या और आगे संशोधित , जैसी भी स्थिति हो , की जाएगी , यथा : 

सारणी 


क्रम अधिसूचना सं . 

संशोधन 
सं . तथा तारीख 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
100 / 2009- सी . शु. उक्त अधिसूचना में , 
दिनांक 11 
सितम्बर , 2009 ( क ) पैराग्राफ - 2 में , शर्त संख्याओं 
(देखें 

(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9) और ( 10 ) को पुन: क्रमश: शर्त 
सा . का. नि .666 ( अ), | संख्या ( 4),(5),( 6),( 7),( 8),(9), (10 ) और ( 11) के रुप में 
दिनांक 11 | लिखा जाएगा और उपर्युक्त शर्त संख्याओं को इस प्रकार 
सितम्बर , 2009] लिखे जाने के पूर्व निम्नलिखित शर्त को अंत: स्थापित .. 

किया जाएगा, यथा: 
| "( 3) वार्षिक आवश्यकता के लिए किए जाने वाले प्राधिकार | 
में उस निर्यात उत्पाद को इंगित किया जाएगा जिसका कि 
इस प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात किया जाना है । 
प्राधिकार भारी आयातित पूंजीगत माल के क्लीयरेंस के 


3578 GI/20170 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . . 


[ PART II - SEC. 360 ]. 


समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष विदेश व्यापार 
नीति के अंतर्गत अधिसूचित एचबीपी ( खंड-1 ) के 
परिशिष्ट - क में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किसी स्वतंत्र सनदी 
अभियंता ( सीईसी ) से प्राप्त अंतर संबंध प्रमाणपत्र 
( नेक्सेस सर्टिफिकेट ) प्रस्तुत करेगा जिसमें आयातित पूंजी 
माल का निर्यात उत्पाद के साथ अंतर संबंध अभीप्रमाणित 
किया गया हो ) । पूंजीगत माल के आयात की तारीख से 
30 दिन के भीतर , आगम पत्र की प्रति के साथ- साथ 
सीईसी की एक प्रति को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 
प्रस्तुत किया जाना होगा । 


( ख ) स्पष्टीकरण में उप वाक्य 1 को 1क के रूप में लिखा 
जाएगा और उप वाक्य 1क को लिखे जाने के पूर्व 
निम्नलिखित उप वाक्य अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा : 


- 


देखें 


| "1." प्राधिकार " में शामिल है " वार्षिक आवश्यकता के लिए 

प्राधिकार " 
101/ 2009- सी . शु. उक्त अधिसूचना में 
दिनांक 11 . ( क ). पैराग्राफ 2 में , 
सितम्बर , 2009 

(i) शर्त ( 1) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त को . . 
सा . का .नि .667 ( अ) , अंत: स्थापित किया जाएगा , यथा: 
दिनांक 11 . . 
सितम्बर, 2009] | "(1) कि माल का आयात इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक 

उत्पादों, आधारभूत रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स , परिधान 
| और वस्त्र, प्लास्टिक, हस्तशिल्प , रसायनों और संबंधित 
उत्पादों, चमड़े और चमड़े के उत्पादों, पेपर और पेपर बोर्ड 
तथा . उससे भी निर्मित वस्तुओं, सिरामिक उत्पादों , 
रिफ्रेंक्ट्रीज , कांच और कांच के सामान , रबर और उससे 
विनिर्मित वस्तुएं , प्लाईवुड और सहायक उत्पाद , समुद्री 
उत्पाद, खेल सामान और खिलौनों के निर्यात के लिए और 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की 
प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित अध्याय या शीर्षों के 
अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात के लिए जरूरी 
सामानों के अलावा अन्य सामानों के आयात के लिए होता 
है , यथा: - . . . . . 


12 


THE 


TamilyHFri - 

HTTTTTTTTER 


Ita 
TITLE 


HTTAR 


[ भाग II — खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अध्याय 1,2,4,5 (हस्तशिल्प को छोड़कर ), 6 से 24 ,25 से 
27 , 31,43, 44 ( प्लाईवुड और सहायक उत्पादों को 
छोड़कर), 71 , 81 (केवल प्राथमिक और माध्यमिक रूप 
की धातुएं ), 89 , 93 , 97 ( हस्तशिल्प को छोड़कर ), 98; 
शीर्ष 4011 से 4013, 7401 से 7406, 7501 से 7504 , 
7601 से 7603, 7801, 7802,7901 से 7903, 8001 , 
8002 और 84011", 


निम्नलिखित शर्त को 


(ii) शर्त (5 ) के स्थान पर 
अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा: 


"(5) कि सामान्य सेवा प्रदाता या किसी भी विशिष्ट 
उपयोगकर्ता को , शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार के जारी 
किए जाने वाले वर्ष में , विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 16 
के अंतर्गत एसएचआईएस योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट 
स्क्रीप्स जारी नहीं की गई है । एसएचआई स्क्रीप्स जो 
किसी विशेष वर्ष में इसलिए जारी नहीं की जाती है कि 
उस वर्ष ईपीसीजी प्राधिकार जारी कर दिया गया है , 
भविष्य के वर्षों में भी जारी नहीं की जाएगी । 


(iii) शर्त संख्याओं (6),(7),(8),(9) (10), (11), (12 ) 

और ( 13) को पुन : क्रमश: . शर्त संख्या 
(7),(8),(9),(10);(11),( 12 ), ( 13) और (14) के रूप में 
| लिखा जाएगा और उपर्युक्त शर्त संख्याओं को इस प्रकार 
लिखे जाने के पूर्व निम्नलिखित शर्त को अंत: स्थापित 
किया जाएगा, यथा:-, . . . 


"(6 ) वार्षिक आवश्यकता के लिए किए जाने वाले प्राधिकार 
में उस निर्यात उत्पाद को इंगित किया जाएगा जिसका कि 
इस प्राधिकार के अंतर्गत निर्यात किया जाना है । 
प्राधिकार भारी आयातित पूंजीगत माल के क्लीयरेंस के 
समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष विदेश व्यापार 
नीति के अंतर्गत अधिसूचित एचबीपी ( खंड-1) के 
परिशिष्ट -क में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किसी स्वतंत्र सनदी 
अभियंता ( सीईसी) से प्राप्त अंतर संबंध प्रमाणपत्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


{ PART II - SEC . 3(1)] 


( नेक्सेस सर्टिफिकेट ) प्रस्तुत करेगा जिसमें आयातित पूंजी 
माल का निर्यात उत्पाद के साथ अंतर संबंध अभीप्रमाणित 
किया गया हों) । पूंजीगत माल के आयात की तारीख से 
30 दिन के भीतर , आगम . पत्र की प्रति के साथ- साथ 
सीईसी की एक प्रति को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 
प्रस्तुत किया जाना होगा । 


3 . 


( ख ) पैराग्राफं -4 में अंक , अक्षर और शब्द " 31 दिसम्बर , 
2011 " के स्थान पर अंक , अक्षर और शब्द " 31 | 
दिसम्बर , 2012 " प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 
( ग ) स्पष्टीकरण में उप वाक्य 1 को 1क के रूप में लिखा 
जाएगा और उप वाक्य 1क को लिखे जाने के पूर्व 
निम्नलिखित उप वाक्य अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: 
" 1. " प्राधिकार " में शामिल है " वार्षिक आवश्यकता के लिए 

प्राधिकार " 
102/ 2009 - सी . शु. उक्त अधिसूचना में 
दिनांक 11 ( क ) पैराग्राफ 2 में , 
सितम्बर, 2009 (i) शर्त ( 1) के स्थान पर , निम्नलिखित शर्त को 
देखें . . अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा: 
सा . का . नि . 668 ( अ), 
दिनांक 11 . "( 1) कि माल का . आयात इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक 
सितम्बर, 2009] . उत्पादों , आधारभूत रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स, परिधान 

और वस्त्र , प्लास्टिक , हस्तशिल्प , रसायनों और संबंधित 
उत्पादों , चमड़े और चमड़े के उत्पादों , पेपर और पेपर बोर्ड 
तथा उससे भी निर्मित वस्तुओं, सिरामिक उत्पादों, 
रिफ्रेक्ट्रीज, कांच और कांच के सामान, रबर और उससे 
विनिर्मित वस्तुएं, प्लाईवुड और सहायक उत्पाद , समुद्री 
उत्पाद, खेल सामान और खिलौनों के निर्यात के लिए और 
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51) की | 
प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित अध्याय या शीर्षों के 
अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात के लिए जरूरी 
सामानों के अलावा अन्य सामानों के आयात के लिए होता 
है, यथा: 


अध्याय 1, 2,4,5 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 6 से 24, 25 से 
27 , 31, 43,44 (प्लाईवुड और सहायक उत्पादों को 


11 . + 


[ भाग I] -- खण्ड 3(1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


छोड़कर), 71, 81 (केवल प्राथमिक और माध्यमिक रूप 
की धातुएं), 89, 93, 97 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 98 ; 
शीर्ष 4011 से 4013, 7401 से 7406, 7501 से 7504 , 
7601 से 7603, 7801 , 7802,7901 से 7903, 8001, 
8002 और 8401 1 ", 
(ii ) शर्त ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा, यथा: 
"( 4) कि आयातकर्ता को , शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार 
के जारी किए जाने वाले वर्ष में , विदेश व्यापार नीति के 
पैरा 3. 16 के अंतर्गत एसएचआईएस योजना के अंतर्गत 
इयूटी क्रेडिट स्क्रीप्स जारी नहीं की गई है । एसएचआई 
स्क्रीप्स जो किसी विशेष वर्ष में इसलिए जारी नहीं की 
| जाती है कि उस वर्ष ईपीसीजी प्राधिकार जारी कर दिया 

गया है , भविष्य के वर्षों में भी जारी नहीं की जाएगी । 
(iii) शर्त संख्याओं (5),(6),(7),( 8),(9),(10), (11) और 
( 12) को पुन : क्रमश: शर्त संख्या (6),( 7),( 8),( 9), (10), 
(11), (12) और (13) के रूप में लिखा जाएगा और 
| उपर्युक्त शर्त संख्याओं को इस प्रकार लिखे जाने के पूर्व 
निम्नलिखित शर्त को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: 
“ (5) यह कि वार्षिक जरूरत के प्राधिकार पत्र में प्राधिकार पत्र 
के अन्तर्गत निर्यात किए जाने वाले निर्यात माल का उल्लेख 
होगा । प्राधिकार धारी, किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर 
( सीईसी) से विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अधिसूचित 
एचबीपी खंड (1) के परिशिष्ट 32 ए में विनिर्दिष्ट प्रारुप पर । 
आयातित माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को 
यह प्रमाणित करते हुए कि आयातित पूंजीगत माल का निर्यात उत्पाद 
से संबंध है, एक संबंध प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करेगा । पूंजीगत माल के 
आयात के तीस दिनों के भीतर आगम पत्र की एक प्रतिलिपि के साथ 
संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को सीईसी की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की 
जाएगी । "; 
( ख ) पैराग्राफ 4 में, संख्याओं, वर्णों और शब्दों “31 दिसम्बर , 
| 2011 ” को संख्याओं, वर्णों और शब्दों “ 31 दिसम्बर, 2012 ” से 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; . 


3578 22/10 - 2 


. - - - - - --- - -- - -- - - - - - - - . . - - . - 


- 


. . 


- - - 


- 


- - - -- - - -- - -- - -- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


-- - --- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC. 3(i) ] 


( ग ) स्पष्टीकरण में, खण्ड 1 को खंड 1 ए के रूप में पुन : क्रमित 
किया जाएगा तथा इस प्रकार पुन : क्रमित 1ए के पहले, निम्नलिखित 
खंड जोड़ा जाएगा , नामश: 
"1: “ प्राधिकार पत्र में ” “ वार्षिक जरूरत के लिए प्राधिकार पत्र " 
शामिल है "; " । 


103 / 2009 - सी . शु . कथित अधिसूचना में 
दिनांक :11 सितम्बर , ( क ) पैराग्राफ 2 में , शर्त संख्या ( 2 ),( 3 ) 
2009 [ सा . का .नि. (8 ) एवं ( 9) को क्रमश : शर्त संख्या ( 3),(4), (5), (6 ), ( 7) , 
सं . 669 ( अ ) दिनांक ( 8 ) (9 ) एवं (10 ) के रुप में पुन : क्रमित किया जाएगा तथा इस . . 
11 सितम्बर , 2009 ] प्रकार पुन : क्रमित शर्तों से पहले, निम्नलिखित शर्ते जोड़ी जाएगी , 

| नामश: - .. . . 
| “ ( 2 ) यह कि वार्षिक जरूरत के प्राधिकार पत्र में प्राधिकार 
। पत्र के अन्तर्गत निर्यात किए जाने वाले निर्यात माल का 
उल्लेख होगा । प्राधिकार धारी, किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर 
( सीईसी ) से विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अधिसूचित 
एचबीपी खंड (1) के परिशिष्ट 32 ए में विनिर्दिष्ट प्रारुप पर 
आयातित माल की निकासी के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों को 
यह प्रमाणित करते हुए कि आयातित पूंजीगत माल का निर्यात उत्पाद 
से संबंध है, एक संबंध प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करेगा । पूंजीगत माल के 
आयात के तीस दिनों के भीतर आगम पत्र की एक प्रतिलिपि के साथ 
संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को सीईसी की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की 
जाएगी । " 
( ख ) स्पष्टीकरण में , खण्ड 1 को खंड 1 ए के रूप में पुन : क्रमित 
किया जाएगा तथा इस प्रकार पुन : क्रमित 1ए के पहले , निम्नलिखित 
खंड जोड़ा जाएगा, नामश: - . . 
"1.. “ प्राधिकार पत्र में ” “ वार्षिक जरूरत के लिए प्राधिकार पत्र ” . 

शामिल है ", " । 
104 / 2009 - सी. शु. कथित अधिसूचना में 
दिनांक 14 सितम्बर , ( क ) प्रारंभिक . पैराग्राफ में , - . 
2009. . ( सा . का .नि . .( ) शर्त (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी , 
स . 674( अ ) दिनाक नामश : - “यह कि किसी हैसियतधारी को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 
| 14 सितम्बर , 2009 ] पर्चीनिम्नलिखित क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात के विरूद्ध जारी की गयी 


HTRA 


m 


मम- TITTEFAVA -THE 


" TIT- 


HTTETTEAF 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


हो , नामश:, लेदर ( परिष्कृत लेदर को छोड़कर ), टेक्सटाइल और 
जूट , हस्तशिल्प, इंजिनियरिंग ( लोहा और इस्पात, प्राथमिक एवं 
द्वैतियक स्वरूप में गैर - लौह धातुओं, आटोमोबाइल एवं दुपहिया 
वाहन , नाभिकीय रिएक्टरों और उनके पुों , एवं पोत , नावों तथा . 
प्लावक ढोंचों को छोड़कर) जिन्हें 2009 - 10, 2010 - 11 या 
2012 के दौरान बनाया गया हो या 2010 - 11 या 2011 - 12 के | 
दौरान बनाए गए नीचे लिखित उत्पादों के निर्यात के समक्ष नामश: 
( क ) निम्नलिखित रसायन एवं संबद्ध उत्पाद ( थोक खनिजों , ग्रेनाइट 
या पत्थरों , प्रसंस्कृत खनिजों , सीमेंट , क्लिंकर्स एवं ऐस्बेस्टस के 
अलावा ): - . 
( i) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) की 
प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4001 से 4010 और 4014 से 4017 के . 

अन्तर्गत शामिल रबर के उत्पाद ; 
| ( ii ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के शीर्ष 
3208 , 3209 और 3210 के अंतर्गत शामिल पेंट , वार्निश और . 
संबद्ध उत्पाद; 
( iii ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का -51 ) के 
अध्याय 70 में शामिल कांच और कांच के उत्पाद; 
( iv ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के 
अध्याय 44 में शामिल प्लाईवुड और संबद्ध उत्पाद; 
( v ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) के 
अध्याय 69 में शामिल सिरेमिक या रिफैक्टरीज ; 
( vi ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के 
अध्याय 48 में शामिल कागज , कागज बोर्ड या कागज के उत्पाद ; 
( vii ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) के 
अध्याय 49 में शामिल पुस्तके, प्रकाशन तथा मुद्रण; 
( viii ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 05030030 , 
05069099 , 05079010 , 05079020, 05079050 , 
23011010, 23011090 , 96062910 और 96063010 में 
शामिल पशु उपोत्पाद । 


. 


. . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


- 


- - 


(ix ). सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के 
शीर्ष 05061039 और 35030020 में शमिल ओसीन एवं 
जिलेटिन ; 
( x ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के शीर्ष 
3801 , 85451100 और 85451900 में शामिल ग्रेफाइट उत्पाद 

और शीर्षक 3601 , 3602 और 3603 में शामिल विस्फोटक ; 
( xi ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के 
शीर्ष 3201 , 32029010, 32030010, 3604 , 3605 एवं 
38021000 में शामिल उत्पाद ; . . 
( ख ) इलेक्ट्रानिक उत्पाद । 
( ग ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) के 
अध्याय 95 और शीर्षक 420321, 650610 में शामिल खेल के 
सामान और खिलौने; 
( घ ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) के 
अध्याय 72 में शामिल निम्नलिखित इंजीनियरिंग के उत्पाद: 
(i) लोहा एवं इस्पात 
|( ii ) पाइप एवं ट्यूब्स 
|( iii ) लौह मिश्रधातु 
शर्त यह है कि अधिसूचना में अनुलग्न सारणी में विनिर्दिष्ट निर्यात इस 
योजना के अन्तर्गत पात्रता की गणना के लिए विचारणीय नहीं 
होंगे "; "; 
( ii ) शर्त संख्या ( ii ) ,( iii ), ( iv ) ( v ), ( vi ) और ( vii ) को 
क्रमश: शर्त संख्या ( 3),( 4), ( 5), ( 6 ), ( 7 ) और ( 8 ) के रूप 
में पुन : क्रमित किया जाएगा और इस प्रकार पुन : क्रमित शर्तों से 
पहले निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, नामश: 
" : (2 ) आगे शर्त यह है कि कथित पर्ची शून्य शुल्क ईपीसीजी 
योजना से संबंधित अधिसूचना संख्या 102 / 09 - सीमाशुल्क दिनांक 
11 सितम्बर , 2009 के पैरा 2(4 ) में निहित शर्तों या सामान्य सेवा 
प्रदाता के लिए शून्य शुल्क ईपीजीसी योजना से संबंधित अधिसूचना 
संख्या 101 / 09 - सीमाशुल्क दिनांक 11 सितम्बर , 2009 के पैरा 


[ भाग II -- खण्ड 360 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 ( 5 ) , यथा मामला , के उल्लंघन में जारी न की गयी हो । " 
( ख ) अधिसूचना में संलग्न सारणी में , क्रम संख्या 8 और उससे 
संबंधित प्रविष्टियाँ मिटा दी जाएंगी । 


. 


. 


। 


. . [ फा . सं. 605/33/ 2010- डीबीके ] 

राजेश कुमार अग्रवाल , अवर सचिव 
टिप्पणी ( i) मूल अधिसूचना संख्या 100/ 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितम्बर, 2009 , भारत 
के राजपत्र आसाधारण भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . संख्या 666 ( अ ) दिनांक 11 
सितम्बर , 2009 के तहत प्रकाशित हुई थी और उसमें पिछला संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण 
भाग ॥ , खंड 3, उपखंड । में दिनांक 10 नवम्बर , 2009 में सा . का . नि . 805 ( अ ) के तहत प्रकाशित 

अधिसूचना संख्या 123 / 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 10 नवम्बर , 2009 के तहत किया गया था । 

(ii ) मूल अधिसूचना संख्या 101 / 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितम्बर , 2009, भारत के 
__ राजपत्र आसाधारण भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सा . का .नि . संख्या 667 ( अ ) दिनांक. 11 . 

सितम्बर , 2009 के तहत प्रकाशित हुई थी और उसमें पिछला संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण 

भाग ।। , खंड 3, उपखंड । में दिनांक 10 नवम्बर , 2009 में सा . का. नि . 805 ( अ) के तहत प्रकाशित 
- अधिसूचना संख्या 123/ 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 10 नवम्बर , 2009 के तहत किया गया था । 

( iii) मूल अधिसूचना संख्या 102 / 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितम्बर, 2009 , भारत के 
. राजपत्र आसाधारण भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का. नि . संख्या 668 ( अ ) दिनांक 11 . 
सितम्बर , 2009 के तहत प्रकाशित हुई थी और उसमें पिछला संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण 
भाग ।। , खंड 3, उपखंड । में दिनांक 10 नवम्बर , 2009 में सा . का .नि . 805 ( अ) के तहत प्रकाशित 
अधिसूचना संख्या 123/ 2009-- सीमाशुल्क , दिनांक 10 नवम्बर , 2009 के तहत किया गया था । 
( iv ). मूल अधिसूचना संख्या 103 / 2009 -- सीमाशुल्क , दिनांक 11 सितम्बर , 2009 , भारत के 
राजपत्र आसाधारण भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में सा . का . नि . संख्या 669 ( अ) दिनांक 11 
सितम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित हुई थी और उसमें पिछला संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण . . 
भाग ॥ , खंड 3, उपखंड । में दिनांक 10 नवम्बर , 2009 में सा . का .नि . 805 ( अ) के तहत प्रकाशित 

अधिसूचना संख्या 123 / 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 10 नवम्बर , 2009 के तहत किया गया था । 
. .. ( v) मूल अधिसूचना संख्या 104/ 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 14 सितम्बर , 2009 , भारत के 

राजपत्र आसाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i ) में सा . का. नि . संख्या 674( अ ) दिनांक 14 
सितम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित हुई थी और उसमें पिछला संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण 
भाग ॥ , खंड 3, उपखंड । में दिनांक 10 नवम्बर, 2009 में सा . का . नि . 805 ( अ ) के तहत प्रकाशित 
अधिसूचना संख्या 123 / 2009 - सीमाशुल्क , दिनांक 10 नवम्बर , 2009 के तहत किया गया था । 
3578 GT /10 - 3 


...-. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3(1)] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 

.: NOTIFICATION . . 
New Delhi, the 10th September ,2010 

No. 92/2010 -Customs 


· 


. 


G .S.R . 749(E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of 
the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , hereby directs that each of the notifications of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), specified in column 
( 2 ) of the Table below , shall be amended or further amended , as the case may be , in the 
manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table , namely :- . . 

TABLE 


on 


. 


Amendments 


Notification 
number and date 


No. 


AM 


. (2 ) (3 ) 

- 
100 /2009 In the said notification , 
Customs, dated 
the 11th 

(a ) in paragraph 2, condition numbers (3), (4 ), (5 ), (6 ), (7), (8 ), (9 ) 
September, 2009 and ( 10 ) shall be renumbered as condition numbers (4 ), (5 ), (6 ), (7 ), 
Ir Vide number (8 ), (9 ), ( 10 ) and ( 11) respectively , and before the said conditions as 

G . S .R : 666 (E ). . so renumbered , the following condition shall be inserted , namely : 
dated the 11th 
September , 2009 ] 

" (3 ) that the authorization for annual requirement shall indicate 
export product to be exported under the authorization . The 
authorization holder shall submit a Nexus Certificate from an 
independent Chartered Engineer (CEC ) in the format specified in 
Appendix 32A of HBP (vol. 1) notified under the Foreign Trade 
Policy , certifying nexus of imported capital goods with the export 
product , to the Customs authorities at the time of clearance of 
imported capital goods . A copy of the CEC shall be submitted to the 
concerned Regional Authority alongwith copy of the bill of entry , 
within thirty days from the date of import of the capital goods."; 


(b ) in the Explanation , clause 1. shall be renumbered as clause 1A 
and before clause 1A as so renumbered , the following clause shall 
be inserted , namely : - 


_ : 


1 . 1 


- 


: 


: 


U 


T 


* 


[ TT - GUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 1. “ Authorization " includes “ Authorization for Annual Requirement”;”. 


In the said notification , 


( a ) in paragraph 2 , 


101/2009 
Customs,dated 
the 11th 
September , 2009 
[ Vide number 
G . S . R . 667 (E ), 
dated the 11th 
September, 2009 


(i) for condition ( 1), the following condition shall be substituted , 
namely : 


"( 1) that the goods are imported for export of engineering and 
electronic products , basic chemicals and pharmaceuticals , apparels 
and textiles , plastics , handicrafts , chemicals and allied products , 
leather and leather products , paper and paperboard and articles 
thereof, ceramic products , refractories , glass and glassware , rubber 
and articles thereof, plywood and allied products , marine products , 
sports goods and toys and are other than those required for export 
of products covered under following chapters or headings of the 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), 
namely : 


Chapters 1,2 , 4 , 5 (except handicrafts ), 6 to 24 , 25 to 27 , 31, 43 , 

44 (except plywood and allied products ),45 ,47 ,68 (except 
| handicrafts ), 71,81 (metals in primary and intermediate forms 
only ), 89 ,93 , 97 (except handicrafts ), 98 ; headings 4011 to 4013 , 7401 
to 7406 , 7501 to 7504 ; 7601 to 7603 , 7801, 7802 , 7901 to 7903 , 
| 8001, 8002 and 8401." ; . 


. . (ii) for condition (5), the following condition shall be substituted , 

namely : 


" (5 ) that the Common Service provider or any of the specific users is 
not issued , in the year of issuance of zero duty EPCG authorization , 
the duty credit scrips under SHIS scheme under para 3 . 16 of the 
Foreign Trade Policy . SHIS scrips which are not issued in a 
particular year for the reason that zero duty EPCG authorization has 
been issued in that year shall not be issued in future years also ." ; . 


(iii) the condition numbers (6 ), (7 ), (8 ), (9 ), ( 10 ), (11), ( 12 ) and (13) 
shall be renumbered as condition numbers (7 ), (8 ), (9 ), ( 10 ), ( 11), 
(12 ), ( 13 ) and ( 14 ) respectively, and before the said conditions as so 
renumbered , the following condition shall be inserted , namely: 


1:" (6 ) that the authorization for annual requirement shall indicate 
export product to be exported under the authorization . The 
authorization holder shall submit a Nexus Certificate from an 
independent Chartered Engineer (CEC ) in the format specified in 
Appendix 32A of HBP (vol. 1) notified under the Foreign Trade 
Policy , certifying nexus of imported capital goods with the export 
product, to the Customs authorities at the time of clearance of 
imported capital goods. A copy of the CEC shall be submitted to the 
concerned Regional Authority alongwith copy of the bill of entry , 


--- - - - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1) ] 


within thirty days from the date of import of the Capital Goods."; 


(b ) in paragraph 4 , for the figures , letters and word “ 31st Decembe 
2011" the figures, letters and word " 31st December , 2012" shall I 
substituted ; 


(c ) in the Explanation , clause 1 shall be renumbered as clause 1 
and before clause 1A as so renumbered , the following clause sha 
be inserted , namely: - 

: 
" 1. “ Authorization " includes “ Authorization for Annu 
Requirement";". 


3 . 


- 


.. 


. 


. 


. 


7 102 /2009 In the said notification , 
Customs, dated 
the 11th | (a) in paragraph 2, 
September, 2009 

(i) for condition ( 1), the following condition shall be substitute 
[ Vide number 
G .S . R . 668 (E ), 

namely :- . . 
dated the 11th 

| " (1 ) that the goods are imported for export of engineering ar 
September, 2009) 

electronic products , basic chemicals and pharmaceuticals , appare 
and textiles, plastics, handicrafts , chemicals and allied product 
leather and leather products , paper and paperboard and article 
thereof, ceramic products, refractories, glass and glassware , rubb 
and articles thereof, plywood and allied products , marine product 
sports goods and toys and are other than those required for expc 
of products covered under following chapters or headings of th 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1978 
namely : 


. Chapters 1,2 , 4 , 5 (except handicrafts ), 6 to 24 , 25 to 27 , 31 , 4 

44 ( except plywood and allied products ),45 ,47 ,68 (exce 
handicrafts), 71,81 (metals in primary and intermediate forn 
only),89 , 93 ,97 (except handicrafts ),98 ; headings 4011 to 4013 , 741 
to 7406 , 7501 to 7504 , 7601 to 7603 , 7801, 7802 , 7901 to 790 
8001, 8002 and 8401."; 


(ii) for condition (4 ), the following condition shall be substitute 
namely :- : 


" (4 ) that the importer is not issued , in the year of issuance of ze 
duty EPCG authorization , the duty credit scrips under SHIS schen 
under para 3 . 16 of the Foreign Trade Policy . SHIS scrips which a 
not issued in a particular year for the reason that zero duty EPC 
authorization has been issued in that year shall not be issued 
future years also ."; 


(ii) the condition numbers (5), (6 ), (7), (8), (9), ( 10 ), ( 11 ) and (1 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


TTTTTTTEITH 


ILI 


- 


- 


- 


- 


[ YTT [1– QUE 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


NN 


th 


shall be renumbered as condition numbers (6 ) , (7 ) , (8 ), ( 9 ), ( 10 ) , 
( 11 ), (12 ) and ( 13 ) respectively and before the said conditions as so 
renumbered , the following condition shallbe inserted , namely : 


" (5 ) that the authorization for annual requirement shall indicate 
export product to be exported under the authorization . The 
authorization holder shall submit a Nexus Certificate from an 
independent Chartered Engineer (CEC ) in the format specified in 
Appendix 32A of HBP (vol. 1) notified under the Foreign Trade 
Policy , certifying nexus of imported capital goods with the export 
product, to the Customs authorities at the time of clearance of 
imported capital goods . A copy of the CEC shall be submitted to the 
concerned Regional Authority alongwith copy of the bill of entry , 
within thirty days from the date of import of the CapitalGoods."; 


(b ) in paragraph 4 , for the figures , letters and word " 31st December, 
2011” the figures, letters and word “ 31st December, 2012" shall be 
substituted; 


(c ) in the Explanation , clause 1 shall be renumbered as clause 1A 
and before clause 1A as so renumbered , the following clause shall 
be inserted , namely : - 


includes 


“ Authorization 


for · Annual 


" 1. “ Authorization " 
Requirement";". 


In the said notification , 


| 103/2009 
Customs, dated 
the 11th 
September 2009 

Vide number 
G . S. R . 669 (E ), 
dated the 11th 
September, 2009) 


(a ) in paragraph 2 , the condition numbers (2 ), (3), (4 ), (5 ), (6 ), (7 ), 
(8 ) and (9 ) shall be renumbered as condition numbers (3 ), (4 ), (5 ), 
(6 ), (7 ), (8 ), (9 ) and ( 10 ) respectively and before the said conditions 
as so renumbered , the following condition shall be inserted , 
namely , 


" (2 ) that the authorization for annual requirement shall indicate 
export product to be exported under the authorization . The 
authorization holder shall submit a Nexus Certificate from an 
independent Chartered Engineer (CEC ) in the format specified in 
Appendix 32A of HBP (vol. 1) notified under the Foreign Trade 
Policy , certifying nexus of imported capital goods with the export 
product, to the Customs authorities at the time of clearance of 
imported capital goods. A copy of the CEC shall be submitted to the 
concerned Regional Authority alongwith copy of the bill of entry , 
within thirty days from the date of import of the Capital Goods." ; 


(b ) in the Explanation , clause 1 shall be renumbered as clause 1A 
and before clause 1A as so renumbered , the following clause shall 
be inserted ; namely : - 


ri 


. 


7 


14 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II _ SEC . 3 (1)] 


" 1. “ Authorization " 
Requirement";". . . . 


includes 
. . 


“ Authorization 


for 


Annual 


1 ) , 3) 


. 


5 . 


104/2009 In the said notification , 
Customs, dated 
the 14th 

(a ) in the opening paragraph,-- 
September, 2009 

(i) for condition (i), the following condition shall be substituted ; 
[ Vide number , 

namely : 
G . S.R . 674 (E ), 
dated the 14th 

"( 1) that the said scrip has been issued by the licensing Authority to 
September , 2009] 

a status holder against exports of the products of the sectors , 
namely , leather ( excluding finished leather ), textiles and jute , 
handicrafts , engineering ( excluding iron and steel, non -ferrous 
metals in primary or intermediate forms, automobiles and two 
wheelers, nuclear reactors and parts and ships,boats and floating 
structures ), plastic and basic chemicals ( excluding pharma products ) 
made during 2009- 10 , 2010 - 11 or 2011- 12 or against exports of the 
products mentioned below made during 2010 - 11 or 2011- 12 , 
namely : 


(a ) the following chemical and allied products ( other than bulk 
minerals , granite or stones, processed minerals, cement, clinkers 
and asbestos): 
(1) rubber products covered under headings 4001 to 4010 and 4014 
to 4017 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 
1975); 


(ii) paints , varnishes and allied products covered under headings 
3208 , 3209 and 3210 of the First Schedule to the Customs Tarif 
Act, 1975 (51 of 1975 ); 


(ii) glass and glassware covered under Chapter 70 of the Firs 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ); 


( iv ) plywood and allied products covered under Chapter 44 of the 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ); 


(v ) ceramics or refractories covered under Chapter 69 of the Firs 
Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ); . . . 


( vi) paper, paper boards and paper products covered under Chapte 
48 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51.( 
1975 ); 
( vii ) books, publications and printings covered under Chapter 49 
the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ); 
( viii) animal by- products covered under headings 35030030, 


- . - - 


- - 


l . 


H 


ur 


[ tm 1 - OUG 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


05069099, 05079010 , 05079020 , 05079050, 23011010 , 23011090 , 
96062910, and 96063010 of the First Schedule to the Customs 
Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ); 


( ix ) ossein and gelatine covered under headings 05061039 and 
35030020 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 
of 1975 ); 


. 


(x ) graphite products covered under headings 3801, 85451100 and 
85451900 and explosives covered under headings 3601, 3602 and 
3603 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 
1975 ); 


(xi) products covered under headings 3201, 32029010 , 32030010 , 
3604, 3605 , & 38021000 of the First Schedule to the Customs Tariff 
Act , 1975 (51 of 1975 ); 


(b ) electronic products . 


(c) sports goods and toys covered under Chapter 95 and headings 
420321, 650610 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 
1975 (51 of 1975 ); 


(d ) following engineering products covered under Chapter 72 of the 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ): 


(i) iron and steel 


(ii) pipes and tubes 
(iii) ferro alloys 


Provided that the exports specified in the Table annexed to the 
notification shall not be considered for computation of entitlement 
under the scheme;"; 


(ii) the condition numbers (ii), (iii), (iv ), (v), (vi) and (vii) shall be 
renumbered as condition numbers (3), (4), (5), (6 ), (7) and (8) 
respectively and before the said conditions as so renumbered , the 
following condition shall be inserted, namely : 


"(2 ) Provided further that the said scrip has not been issued in 
violation of the condition contained in Para 2 (4 ) of notification No . 
102 /09 - Cus dated the 19th September, 2009 pertaining to Zero Duty 
EPCG scheme or Para 2 (5 ) of notification No. 101/09-Cus dated the 
11th September, 2009 pertaining to Zero Duty EPCG scheme for 
Common Service Providers , as the case.may be ."; 


(b ) In the table annexed to the notification , Sl. No . 8 and the entries 


. 


. 


.. 


hv 


. 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3(1)] 


relating thereto shall be deleted . 


[F . No.605 /33 /2010 -DBI 


RAJESH KUMAR AGARWAL , Under Sec 


---- 


Note - (i) The principal notification number 100 /2009 -Customs, dated the 11th 
September , 2009 was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , 
Section 3 , Sub -section (1) vide number G .S .R .666 (E ), dated the 11th September, 
2009 and was last amended by notification No. 123/2009 -Customs, dated the 10th 
November, 2009 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, 
Sub - section () vide number G . S .R .805 ( E ), dated the 10th November, 2009. 


y 


-- 


---- 


(ii) The principal notification number 101/2009 -Customs, dated the 17th 
September, 2009 was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub - section (j) vide number G . S . R .667 (E ), dated the 17th September, 
2009 and was last amended by notification No . 123/2009 -Customs, dated the 10th 
November, 2009 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub -section (i) vide number G . S . R .805 (E ), dated the 10th November, 2009 , 


(iii) The principal notification number 102 /2009- Customs, dated the 11th 
· September , 2009 was published in the Gazette of India ; Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub -section (i): vide number G . S .R .668 (E ), dated the 11th September, 
2009 and was last amended by notification No . 123/2009-Customs, dated the 10th 
November, 2009 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, 
Sub -section (i) vide number G . S . R .805 (E ), dated the 10th November, 2009 . 


( iv ) The principal notification number 103/2009 -Customs, dated the 11th 
September, 2009 was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub - section ( ) vide number G . S .R .669 (E ), dated the 11th September , 
2009 and was last amended by notification No . 123 /2009 - Customs, dated the 10th 
November , 2009 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section (i) vide number G . S . R .805 ( E ), dated the 10 " November, 2009 . 


(V ). The principal notification number 104 /2009 -Customs, dated the 14th September, 
2009 was published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section (i) vide number G . S . R .674 (E ), dated the 14th September, 2009 and was last 
amended by notification No. 123/2009-Customs, dated the 10th November , 2009 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (1) 
vide number G .S .R .805 (E ), dated the 10th November, 2009 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 . . 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 


TIT 


